रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 - Sub -section( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 7 ] 
No. 7] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 4, 2000 / पौष 14, 1921 . 
NEW DELHI, TUESDAY , JANUARY 4 , 2000 /PAUSA 14 , 1921 


% 


D 


- 


%3D 


%3D 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2000 


का . आ . 10 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय समिति के सिफारिशों पर नीचे दी गई तालिका के कालम ( 2 ) 
में उल्लिखित संस्थाओं को अनुमोदित करती है और उक्त तालिका के कालम 7 ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उन पर 

नर्दिष्ट करती है इसके साथ - साथ उक्त तालिका के कालम 4 में लागत की उस अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट 
करती है जो उक्त धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत की जा सकती है : 


तालिका 


क्र . सं . 


संस्था का नाम 


परियोजना अथवा योजना 
और उसकी अनुमानित 
लागत 


धारा 35 क ग के अन्तर्गत 
स्वीकृत की जाने वाली लागत 
की अधिकतम राशि 


18.66 लाख रु. 


देवी अहिल्या बाई स्मारक समिति , 
देवी अहिल्या मन्दिर, धनतोली, 
नागपुर- 440012 


देवी अहिल्या बाई स्मारक समिति , 
धनतोली, नागपुर में जनजातीय 
लड़कियों के लिए छात्रावास भवन 
का निर्माण इस पर 18. 66 लाख रु. 
की लागत आने की सम्भावना है । 


34 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC . 3 ( ii )] 


58. 05 लाख रु . 


96 . 07 लाख रु . 


21. 00 लाख रु . 
( 125. 00 लाख रु. 
के कार्पस फंड 
सहित ) 


समाज सेवा केन्द्र , अहमदाबाद संचालित अहमदाबाद में ( क ) आई यूनिट 
पूज्याबाबू भाई शाह सर्वोदय जनरल अस्पताल , ( ख ) डेन्डल यूनिट ( ग ) पेथोलोजी 
14 बी वीर नगर सोसायटी, भीमजापुरा चार लेबस ( घ ) ई. एन . टी. यूनिट 
रास्ता, नवावाड़ी, अहमदाबाद - 13 

( ङ) एमबुलैंस वैन ( च ) फर्नीचर 
एडं इन्सटरूमेन्ट्स के लिए उपकरणों 
की खरीद, इस पर 58.05 लाख रु. 

की लागत आने की सम्भावना है । 
सर्वोदय सेवा संघ, डाकखाना- पांडवा, अम्बव, ता . थासरा, जिला - खेड़ा गुजरात 
ताल्लुका - बालासिनोर, जिला - खेड़ा 

में आवासीय विद्यालय, आई. आई. टी . 
गुजरात - 65 

भवन छात्रावास भोजन कक्ष, स्टाफ 
क्वाटर्ज, चार दिवारी का निर्माण, चलवैन , 
उपकरण की खरीद, साज सज्जा चल 
औषधालय और कम्पयूटर केन्द्र का 
संचालन । इस पर 96 .07 लाख रु. लागत 

आने की सम्भावना है । 
धनवन्तरी, शाकर फाल्यिा , वन्दसा, 

बन्दसा, जिला- बलसाड़, गुजरात में भवन - 
जिला - नवसारी - 396580, गुजरात 

निर्माण/ उपस्करों वाहन की खरीद और 
रणछोड़दास जी बाबू आई हास्पिटल का 
संचालन, इस पर 210. 00 लाख रु. 
( 125 लाख रु. के कार्पस खंड को 

मिला कर ) की लागत आने की आशा है । 
नईयूंग मोह वूमेन सोसायटी, वाकचिंग वाकचिंग, नागालैंड में सोशल फारेस्टरी 
टाऊन, डाकखाना सं. 1, डाकखाना और प्रोजेक्ट, नागालैंड । इस पर 53.01 लाख 
जिला, मॉन -798621 , ( नागालैंड ) 

रु. खर्च होगा । 
लुपिन हयूमेन वेल्फेयर एंड रिसर्च 

भरतपुर ( राजस्थान ) और रेसेन 
फाउडेशन, 159 सी . एस. टी . रोड , ( मध्य प्रदेश ) में एकीकृत रूरल 
कालीना, सन्ताक्रुज ( पू.) , 

डवलपमेंट । इस पर 3223. 87 लाख 
मुम्बई- 400098 

रु. खर्च आएगा । 
क्था , ए - 3, दूसरा तल सर्वोदय 

क्था खजाना में शैक्षिक और विकास 
एन्क्ले व, अरविन्द मार्ग, 

कार्यक्रम, न. नि . दि . स्लम विभाग 
नई दिल्ली - 110017 

का प्रदर्शन ब्लाक । भूमिहीन , नवजीवन 
और रे नेहरू परिसर, गोविन्द पुरी , 
कालकाजी विस्तार , नई दिल्ली - 19 
384 .64 लाख रु. ( 200.00 लाख रु . 

के कार्पस फंड सहित ) 
गोदावरी फांउडेशन, गोदावरी हास्पिटल सभी सुविधाओं सहित उपस्करणों/ 
विल्डिंग, एम . जे. कालेज रोड , 

वाहनों की खरीद तथा भूखण्ड सं . 
जलगांव - 425002 ( महाराष्ट्र ) 

पी . -51 एम. आई. डी. सी., राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 6 , जलगांव, महाराष्ट्र 
पर अस्पताल का संचालन, इस पर 
2636 लाख रु . में ( 1000. 00 लाख 
रु. के कार्पस फण्ड सहित ) की लागत 
की संभावना है । 


53.01 लाख रु . 


547 . 35 लाख रु. 


384.64 लाख रु . 
( 200. 00 लाख रु . 
के कार्पस फंड सहित ) 


8 . 


2636. 00 लाख रु. 
( 1000. 00 लाख रु. 
के कार्पस फण्ड सहित ) 


( 47 II - UUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 yatu - HITET, 156 Si , 

For 479 ao fraut 346 au 365 .77 GTG F . 
Mo Musny, HISIS - 413001 

दृष्य - श्रव्य सहायता सामग्री अन्य संबंधित 
( HERTE ) 

Ta - Kit , - ERI, FOFCI 
उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में स्कूल ( ज्ञान 
प्रबोधिनी विद्यालय ) का संचालन व्यय, 

57 9 365.77 MIE 7. 279 TL 
2. T . T a l Titstafit # fmifen freistaisit 37871 Fantat şi fac ac faufen op 2000 - 2001, 2001 - 2002 te 
2002 - 2003 s pray ata qef an tafel at for OM TETTI 

( F . 11190 / 91. H . TT. .- 136 /99 ] 

A . TANG , FIGY10 ( 71. A . ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 10 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment on the recommendations of the National 
Committee , hereby approves the institutions mentioned in colunin (2 ) of the Table below and specifies the eligible 
projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also specifies in the 
column (4 ) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 
35AC, namely : 

TABLE 


Serial 
Number 


Name of the Institutions 


Project or scheme and 
estimated cost thereof 


Maximum amount of cost 
to be allowed as ded 
liction under section 35 AC 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


Rs. 18 .66 laklıs 


Devi Ahilyabai Samark Samiti, 
Devi Ahilya Mandir, Dhantoli , 
Nagpur-440012 . 


Rs. 58 .05 laklis 


Samaj Seva Kendra Ahmedabad 
Sanchalit Pujya Babu Bhai Shah 
Sarvodaya General Hospital, 
14 -B , Vimnagar Society , 
Bhimjipura Char Rasta , 
Nava Wadi, Ahmedabad - 13 . 


Construction of hostel building 
for tribal girls at Devi Ahilya Bai 
Smarak Samiti, Dhantoli , Nagpur; 
likely to cost Rs. 18 .66 lakhs. 
Purchase of Instruments for 
(a ) Eye Unit: (b ) Dental Unit . 
(c ) Pathology Labs: (d ) ENT 
Unit , ( e ) Ambulance Van , 
(1) Furniture and instruments: 
at Ahmedabad, Gujarat; likely 
to cost Rs 58 .0, 5 lakhs 
Construction of Residential 
school, ITI building , Hostel, 
Dining Hall, Staff Quarters , 
Compound Wall , purchase of 
mobile van , equipments, furni 
shing and running ofmobile 
dispensary and computer centre 
at Ambas , Tal. Thasara , District 
Kheda, Gujarat: likely to cost 
Rs. 96 07 lakhs. 


Rs. 96 .07 lakhs. 


Sarvodaya Seva Sangh , 
P .O . Pandva, Tal. Balasinor , 
District-Kheda , Gujarat-65. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part Il - Sec . 3 (ii) ] 


( 2 ) 


( 3 ) 


( + ) 


Dhanvantri, 
Shaker Falia . Vansda . 
DistrictNavsari -396580 
Gujarat. 


Rs. 210 . 00 lakhs 
(including a corpus fund 
Rs. 125 .00 lakhs ). 


Construction ofbuilding 
purchase of equipments . 
instruments , vehicle and 
running of Sant Ranchhoddasji 
Bapu EyeHospital at Vansda, 
District Valsad , Gujarat; likely 
to cost Rs. 210 .00 lakhs (including 
a corpus fund of Rs. 125 lakhs). 


Rs. 53 .01 lakhs 


Social Forestry Project at 
Wakching , Nagaland ; likely to 
cost Rs. 53 .01 lakhs . 


Nyuyoung Maoh Women Society , 
Wakching Town, P . O . No. 1 , 
Post Office & District Mon -798621 
(Nagaland ) 
Lupin Human Welfare and 
Research Foundation , 
159 , CST Road , Kalina , 
Santacruz( E ),Mumbai-400098. 


Rs. 547 . 35 lakhs 


Integrated Rural Development 
at Bharatpur (Rajasthan ) and 
Raisen (Madhya Pradesh ); likely 
to cost Rs. 3223 .87 lakhs. 


Katha 
A -3 , 2nd Floor, Sarvodaya 
Enclave , Aurobindo Marg, 
New Delhi-110017. 


Rs. 384 . 64 lakhs 
( including a corpus fund 
of Rs. 200 .00 lakhs ). 


Running of educational and 
developmental programme at 
Katha Khazana , Demonstration 
Block of M .C . D . Slum Depart 
ment, Bhumiheen , Navjivan and 
Nehru Camps, Govindpuri , Kalkaji 
Extension , New Delhi- 19 ; likely 
to cost Rs. 384 .64 lakhs (including 
a corpus fund of Rs. 200 . 00 lakhs ). 


Godavari Foundation , 
Godavari Hospital Building, 
M .J. College Road, 
Jalgaon -425002 (Maharashtra ). 


Rs. 2636 . 00 lakhs 
( including a corpus fund 
of Rs. 1000 .00 lakhs). 


Construction of building with 
all facilities, purchase of 
equipments/ vehicles and 
running ofhospital at Plot No. 
P - 51, MIDC , National Highway 
No. 6 , Jalgaon ,Maharashtra ; 
likely to cost Rs. 2636 .00 lakhs 
(including a corpus fund of 
Rs. 1000 .00 lakhs). 


Rs. 365. 77 lakhs 


Inana Prabodhini-Solapur, 
156 - D ,Railway Lines, 
Solapur -413001,Maharashtra . 


Construction of school building 
equipments/furniture /audio -visual 
aids and other related items and 
running expenses of the school 
(Inana Prabodhini Vidyalay ) at 
Village-Harali , Taluk -Lohra , 
District-Osmanabad ,Maharashtra ; 
likely to cost Rs. 365 . 77 lakhs. 


2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment years 
2000 -2001, 2001 - 2002 and 2002 -2003 in respect of projects or schemesmentioned in the Table . 


[No. 11190 /F . No. NC - 136 / 99 ) 
POMELA B . PRASAD , Director (N . C .) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2000 
का . आ . 11( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 
( राजस्व विभाग ) की दिनांक 12 अक्तूबर , 1994 की अधिसूचना का. आ . 740 ( अ ) का निम्न प्रकार से संशोधन करती हैं , अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना की तालिका में श्री बिदादा सर्वोदय ट्रस्ट , दादर ( सी . आर. ) बम्बई सं. 400014 के संबंध में क्रम संख्या 5 के कालम ( 4 ) 
जो कि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित है में " 187.71 लाख रुपए " शब्दों और 
आंकड़ों के स्थान पर " 287. 71 लाख रुपए " शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किए जाएगा । 

[ सं . 11191 / फा . सं . रा. स. - 136 / 99 ] 
पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 11 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National 
Committee hereby amends the notification of Governmentof India ,Ministry of Finance (Department of revenue ) number 
S. 0 . 740( E) dated the 12th October , 1994 as follows, namely: 

In the said notification , in the Table against serial number 5 relating to Shree Bidada Sarvodaya Trust, Dadar 
(C . R ), Bombay -400014 in column (4 ) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 
35AC , for the letters, figures and words “ Rs. 187 .71 lakhs” , the letters, figures and word Rs. 287 .71 lakhs” shall be 
substituted . 

[ No . 11191/ F. No. NC - 136 / 99 ] 
POMELA B . PRASAD , Director, (N . C .) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2000 
का . आ . 12 ( अ ). - अबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 अगस्त, 1992 को जारी अधिसूचना सं. का . आ . 617 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने क्रम सं. 3 पर मनोविकास केन्द्र, कलकत्ता द्वारा विकलांगों के लिए पुनर्वास केन्द्र को निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , जिसे दिनांक 27 जून, 1995 की का. आ . 580 ( अ ) के द्वारा 
निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन और वर्षों की अवधि के लिए तथा दिनांक 3 अक्तूबर 1997 की का . आ 
वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से आगे बढ़ने की सम्भावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की थी , 

अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोविकास केन्द्र कलकत्ता द्वारा विकलांगों के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास केन्द्र की स्कीम अथवा 
परियोजना को मात्र चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले और दो वर्ष की अवधि के लिए एक 
पात्र परियोजना एवं स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 11192 / फा . सं. रा. स. - 136 / 99 ] 
पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( रा. स. ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- - Sec . 3 (ii)] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 12 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance Number 
S 0 . 617 (E ) dated the 10th August, 1992, issued under sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 3 Rehabilitation 
Centre for handicapped , by Manovikas Kendra , Calcutta, as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 1993 - 94 , which was extended vide SO No. 580 ( E ) dated 27th June, 1995 by a period 
of three more years beginning with assessment year 1996 - 97 , which was further extended vide S . O . 702( E ) dated 3rd 
October, 1997 for a period of three more years beginning with assessment year 1997- 1998 . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years, 

And whereas theNationalCommittee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of two years ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the schemeor 
project of Rehabilitation Centre for handicapped , which is being carried out by Manovikas Kendra , Calcutta , at the 
cstimated cost of rupees four crores only , as an eligible project or scheme for a further period of two years beginning 
with assessmentyear 2000 - 2001. 

[No . 11192 /F . No. NC - 136 / 99 ) 

POMELA B . PRASAD , Director (N . C .) 
अधिसूचना 

faret, 4 927, 2000 
T. 371 . 13( 37 ). - site or reta afufa a f fy R 341462 3fUF144 , 1961 ( 1961 al 43 ) 27 TT 35 mm 
के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) 
FAT 3TETTahi Farid 11 1999 aol. 371. 308 ( 37.) # Tagati FYNTET7 7 , 370177 : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में श्री सत्य साई ट्रस्ट अन्नामलाईपुरम, चैन्नई- 600028 से संबंधित क्रम संख्या 1 के समक्ष परियोजना या 
म्कीम और उसकी अनुमानित लागत के कालम ( 3 ) में " चार जिलों नामत : तिरुनेलवेली, इरोड, धर्मपुर और तिरूवेल्लौर में श्री सत्यसाई पेयजल 
परियोजना " के शब्दों और अंकों के लिए " 5 जिलों नामतः तिरुनेलवेली, इरोड , धर्मपुर, तिरूवेल्लौर और कांचीपुरम में श्री सत्यसाई पेयजल 
Titan gr 311 31 forrentia fatta og 

( H . 11193 /91. F . TI. AT. 136 /99 ] 

ACT a . Targ , FIGYTF ( TI. P . ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 13 ( E ). --- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of thc Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961), thc CentralGovernment on the recommendations of the National 
Committee hereby amends the notification of Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
Number S . O . 308 ( E ) dated the 11th May, 2000 as follows, namely : 

. In the said notification , in the Table against serial number 1 relating to Shri Sathya Sai Trust, Annamalaipuram , 
Channai-600028 , in column (3 ) relating to project or scheme and estimated cost thereof, for the words and figure " Shri 
Sathya Sai Drinking Water Project in 4 districts viz . Tirunelveli, Erode, Dharmapur and Tiruvellore" , the words and 
ligure " Shri Sathya Sai Drinking Water Project in 5 districts viz . Tirunelveli , Erode , Dharmapur, Tiruvellore and 
Kanchipuram " shall be substituted . 

[No. 11193/F No. NC - 136 / 99 ) 
POMELA B . PRASAD , Director (N C .) 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


गत 4 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2000 
का . आ . 14( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1) के अन्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 को जारी अधिसूचना सं. का . आ . 973 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने क्रम सं. 1 पर चिल्ड्रन आफ दी वर्ल्ड ( इन्डिया ) ट्रस्ट ताड़देव, मुम्बई द्वारा विश्व बालक केन्द्र के लिए भूविकास, निर्माण, सुसज्जा और 
उपकरण/ औषधियां देने को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरंभ होने वाले अगले दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट किया था , जिसे का आ . 399 ( अ ) दिनांक 19 मई, 1997 के द्वारा निर्धारण वर्ष 1998 - 99 से आरम्भ होने वाले दो और वर्षों की 
अवधि के लिए बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की है ; 

अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिल्ड्रन आफ दी वर्ल्ड ( इण्डिया ) ट्रस्ट, ताड़देव , मुम्बई द्वारा चलाए जा रहे विश्व बालक केन्द्र के लिए 
भू -विकास निर्माण , सुसज्जा एवं उपकरण / औषधियां उपलब्ध कराने सम्बन्धी स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र स्कीम अथवा परियोजना के रूप 

साख बहत्तर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले और दो वर्ष की अवधि 
के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 11194/ फा . सं . रा. सी . 136/ 99 ] 

पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक ( रा. सं. ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 14 ( E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance Number S . O . 
973 (E ) dated the 14th December, 1995, issued under sub -section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govemment had specified at serial number 1 Land 
development construction , furnishing and equipments/medicines of Vishwabalak Kendra ,by Children of the Worl (India ) 
Trust, Tardeo , Mumbai, as an eligible project or scheme for a period of the years beginning with assessmentyear 1996 
97, which was extended vide S . O . No. 399 (E ) dated 19th May , 1997 for a period of two more years beginning with 
assessment year 1998 - 99 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years ; 

And whereas the National Committee, beging satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule ( 5 ) of rule IIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or schemefor a further period of two years: 

___ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project of Land development construction , furnishing and equipments/medicines of Vishwabalak Kendra , which is 
being carried out by Children of the World (India ) Trust, Tardeo , Mumbai, at the estimated cost of rupees one crore 
nineteen lakh seventy -two thousand only, as an eligible project or scheme for a preiod of two years beginning with 
assessment year 2000 - 2001 

[ No. 11194/ F. No. NC - 136/ 99] 

POMELA B PRASAD , Director (N . C .) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2000 
का . आ . 15( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 22 नवम्बर, 1993 की अधि . सा . आ . 887 
( अ ) द्वारा केन्द्रीय ने क्रम सं. 1 पर श्रीमती ताराबाई देसाई चैरिटेबल ऑपथालमिक ट्रस्ट , शास्त्री नगर, जोधपुर , राजस्थान द्वारा राजस्थान के जोधपुर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II - SEC. 3( ii)] 


- 


जिले में आई केयर सेन्टर के निर्माण को कर निर्धा. वर्ष 1994 - 95 से आरंभ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , जिसे दिनांक 17 अगस्त, 1995 के का . आ . 725 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से शुरु होने वाले तीन वर्षों 
की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ; 

और जैसा कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 5 वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है । 

अत एव अब , केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मती ताराबाई देसाई चेरिटेबल ऑफथालमिक ट्रस्ट शास्त्री नगर , जोधपुर, राजस्थान 
के जोधपुर जिले में चलाए जा रहे आई केयर सैन्टर के निर्माण की स्कीम अथवा परियोजना को मात्र एक करोड़ आठ लाख बत्तीस हजार रु. की 
अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना और स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की और अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 11195/ फा . सं. रा. स. 136/ 99 ] 

पोमिला बी. प्रसाद, निदेशक ( रा. स . ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January, 2000 
S . O . 15 ( E ). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance Number S . O . 
887 (E ) dated the 22nd November, 1993 , issued under sub - section (i) read with clause ( b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specified at serial number 1 Construction 
of Eye Care Centre in Jodhpur district of Rajasthan , by Smt Tarabai Desai Charitable Opthalmic Trust, Shastri Nagar, 
Jodhpur, Rajasthan , as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1994 - 95, 
which was. extended vide S . O . No . 725 ( E ) dated 17th August, 1995 for a period of three more years beginning with 
assessment year 1996 - 97 , 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years : 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule IIM of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years: 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specified the scheme or 
project of Construction of Eye Care Centre in Jodhpur district of Rajasthan ,which is being carried out by Smt. Tarabai 
Desai Charitable Opthalmic Trust, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan , at the estimated cost of rupees onc cror cight lakhs 
thirty two thousand only , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with assessment 
year 2000-2001 . 

[ No . 11195 / F. No . NC - 136/ 99] 

POMELA B . PRASAD ,Director N . C . 
- अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2000 
का . आ . 16( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1997 को जारी अधिसूचना सं . का . आ. 206 ( अ. ) द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने क्रम सं. 12 पर पी . एच. डी. रूरल डेवलेपमेंट फान्डेशन एशियाई खेल गांव के सामने, नई दिल्ली 110016 द्वारा कुफरी, हिमाचल प्रदेश 
में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण साजसज्जा एवं उपकरण को कर निर्धा. वर्ष 1997 - 98 से आरंभ होने वाले अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है , 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करने की सिफारिश की थी , 


[ भाग [I - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयो । करते हुए पी . एच. डी . रूरल डेवलेपमेंट फाऊन्डेशन एशियाई खेल गांव के सामने, नई दिल्ली 110016 द्वारा 
कुफरी, हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण साजसज्जा तथा उपकरण की स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र स्कीम 
अथवा परियोजना के रूप में कुल बत्तीस लाख चालीस हजार रुपये की अनुमानित लागत पर निर्धारण वर्ष 2000 -2001 के संबंध में और दो वर्ष की 
अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 11196 / फा. सं. एन. सी .- 136 / 99 ] 

पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( रा. स. ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S. 0 . 16( E). --- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance Number 
S .O . 206 (E ) dated the 17th March , 1997 , issued under sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 
35AC of the Income-tax ict, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serialnumber 12 Construction 
furnishing and equipments of Primary Health Centre at Kuſri , HimachalPradesh by PHD RuralDevelopment Foundation , 
Opposite to Asian Games Village , New Delhi- 110016 , as au cligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessmentyear 1997- 98 . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years . 

And whereas the NationalCommittee,being satisfied that the said project or schenie is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income-lax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of two years . 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with 
clause ( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project of Construction furnishing and equipments of Primary Health Centre at Kufri, Himachal Pradesh , which is being 
carried out by PHD Rural Development Foundation, Opposite to Asian Games Village, New Delhi-110016, at the 
estimated cost of rupees thirty two lakhs forty thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of two 
years beginning with assessment year 2000 -2001 . 

No . 11196/ F No . NC - 136/ 99 ] 
. POMELA B. PRASAD, Director ( N. C .) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2000 
का . आ . 17 ( अ ), -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की दिनांक 3 अक्तूबर 1997 की अधिसूचना सं. सा . आ . 698 ( अ. ) में एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की सारणी में पमता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी आदिपुर , कच्छ, गुजरात से संबंधित क्रम सं . 2 पर धारा 35 क ग 
के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम रकम से संबंधित कालम 4 में " 34.00 लाख रु. " शब्दों और अंकों के 
स्थान पर " 38. 82 लाख रु. ( 15 लाख रु. की कार्पस निधि सहित ) " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं . 11197 / फा . एन. सी . - 136/ 99 ] 


पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक ( रा. स. ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th January , 2000 
S . O . 17 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National 
Committee licreby amends the notification of Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
number S 0 . 698 (E ) dated the 3rd October, 1997 as follows. Daniely . - 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II -SEC . 3 ( ii)] 


In the said notification, in the Table against serial number 2 relating to Mamta Lachmi Rotary Charitable 
Society , Adipur, Kutch , Gujarat, in column (4 ) relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under 
section 35AC , for the letters, figures and words Rs. 19,00 laklis plus a corpus ſund of Rs 15 .00ʻlakhs , the letters. 
ligures, words and brackets Rs. 38 .82 lakhs (including a corpus fund of Rs. 15 00 lakhs) shall be substituted . 

[ No . 11197/ F. No. NC - 136 / 99 ] 

• POMELA B PRASAD, Director, ( N. C . ) 
का . आ . 18( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1996 को जारी की गई अधिसूचना सं. सा . आ . 469 ( अ. ) द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने महावीर हार्ट रिसर्च फाऊन्डेशन, सायन ( ईस्ट ), मुम्बई द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई में ( क ) पहचान , रोकथाम, शोध तथा शिक्षा ( ख ) 
हृदय रोगियों का निदान उपचार एवं शल्यचिकित्सा, ( ग ) अतिथिगृह के रखरखाव को कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरंभ होने वाले तीन कर 
निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं . 8 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की सम्भावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उपनियम 5 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी ; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर हार्ट रिसर्च फाऊन्डेशन, सायन ( ईस्ट ), मुम्बई के महाराष्ट्र के मुम्बई में चलाई जा रही 
( क ) पहचान , रोकथाम, शोध तथा शिक्षा ( ख ) हृदय रोगियों का निदान एवं उपचार शल्यचिकित्सा, ( ग ) अतिथिगृह के रखरखाव की स्कीम अथवा 
परियोजना को तीन करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपये की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले तीन वर्षों की आगे 
की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 11198/ फा . सं . एन . सी . - 136/ 99 ] 

पोमिला बी . प्रसाद, निदेशक (रा. स. ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th January , 2000 
S. O . 18 (E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance Number S. O . 
469( E ) dated the 2nd July , 1996 , issued under sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specified at serial number 8 (a ) Detection , Prevention 
Research and Education, (b ) Diagnosis , curing and operationto heart patients . (c ) Maintaining of Atithi Griha , at Mumbai 
in Maharashtra, by Mahavir Heart Research foundation , Sion (East),Mumbai, as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment year 1997- 98 , 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years , 

And whereas the National Committee ,being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said 
project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with 
clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project of ( a ) Detection. prevention Research and education. ( b ) Diagnosis, curing and operation to heart patients: (c ) 
Maintaining of Atitlui Griha : atMumbai in Maharashtra , which is being carried outby Mahavir HeartResearch Foundation , 
Sion ( East ), Mumbai, at the estimated cost of rupees three crorc fifteen lakhs cighty five thousand only , as an eligible 
project or scheme for a further period of three years beginning with assessment year 2000 -2001 

[ No . 11198/ F No NC - 136/ 99 ] 
POMELA B. PRASAD , Director ( NC ) 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and l ublished by the Controller of Publications, Delhi- 110054. - 2000 


